480 


HARYANA GOVT . GAZ ., SEPT . 28 , 2010 ( ASVN. 6, 1932 SAKA) 


[ PARTI 


-- 


- 


I 


सिंचाई विभाग 

दिनांक 6 सितम्बर , 2010 " 
संख्या 9939/2 एल जैसा कि राज्यपाल हरियाणा को प्रतीत होता है कि एक जनहित कार्य, नामत: " भूमितल से 1.50 मीटर नीचे 
पाईप लाईन , आर० डी ० ० से आर ० डी ० 6340 तक डालने के लिए जिसको सतनाली फीडर के किलोमीटर 20.295 दायें से शुरू करके बलाली 
माईनर की कि ० मी ० 4.214 तक नहरी पानी को ले जाने के लिए (बलाली सब माईनर को बलाली माईनर की बजाये सीधे सतनाली फीडर से 
जोड़ने हेतु ) " की आवश्कयता है, जो गांव खुड़ाना व गढ़ी तहसील एवं जिला महेन्द्रगढ़ की राजस्व सीमाओं में बननी प्रस्तावित है एवं पाईप 
लाईन का जिस प्रस्तावित भूमि के अधीन बिछाया जाना है, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है, उस भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना 
आवश्यक है । 

इसलिए, अब, हरियाणा भूमिगत पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना) अधिनियम, 2008 ( सन् 2008 की अधिनियम 
संख्या 31) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नवर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का आशय घोषित करते हैं । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने 
कर्मचारियों व कामकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य सभी 
काम करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

निम्न वर्णित भूमि में अपना हित रखने वाले कोई भी व्यक्ति , जिसको भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के हितार्थ भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करने में आपत्ति हो , वो इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र अथवा दो दैनिक समाचार पत्र, में प्रकाशित होने के 21 दिन के अन्दर, यदि 
कोई हो, तो लिखित में जिला राजस्व अधिकारी, नारनौल, जो कि हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या 
एस 0 ओ0 75 /एच० ए० 31/2008/एस 0 18/2009, दिनांक 22 अगस्त , 2009 द्वारा अधिसूचित , उपयोग का अधिकार नियम 2 (1) (ब) के अन्तर्गत 
राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी है, के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है । 

परियोजना की ड्राईंग एवं नक्शे किसी भी कार्य दिवस को जिला राजस्व अधिकारी व भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, नारनौल एवं कार्यकारी 
अभियन्ता, लोहारू जल सेवाएं मण्डल, चरखी दादरी के कार्यालय में निरीक्षित किए जा सकते हैं । 


विशिष्टियां 


---. 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त नं ० 


क्षेत्रफल 


मुरब्बा नं ०/किला नं ० 


( एकड़ ) 


-- 


2 


3 


3 


4 


5 


6 


भूमि की एक 6340 फुट लम्बी व विभिन्न चौड़ाई 
( जरूरत के अनुसार ) की एक पट्टी जोकि 
साधारणतया दक्षिण से उत्तर की दिशा में व मौके 
पर निशान देह और संलग्न सजरा प्लान में दर्शाया 
गया है, निम्नलिखित खसरा नं ० व किला नं ० में से 
गुजरती है । 


•- 


महेन्द्रगढ़ 


महेन्द्रगढ़ 


खुडाना 


41 


1.22 


3 


11,12/ 1,19,20,21/ 2,22 


6 


1 , 2/1 , 10 , 11/2, 12/1 . 12/2, 19/1 . 
19/2, 20/ 1/ 1.20 / 1/ 2,21/ 3 , 22/1 


i 


11 


2 / 1,2/ 2 


14 


11, 19. 20/1 , 20/2 , 21/2, 22 


35 


1 , 2 , 9, 10 , 11, 12/1 , 19, 20/1 , 2112 


- " - 


22 


39 


1/1, 1/2 , 2/1, 2/ 2,9, 10 , 11/2 , 1211 , 
12/2, 19, 20 , 21, 22/1 , 2212 


66 


1 , 2, 9, 10 , 11 , 12, 19 , 20/1 , 22/1 


रास्ता नं ०. 494, 496 , 1063, 1066 , 1073 


PARTI] 


HARYANA GOVT. GAZ., SEPT. 28, 2010 (ASVN . 6, 1932 SAKA ) 


481 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


महेन्द्रगढ़ 


महेन्द्रगढ़ 


गढी 


42 


0.38 


123 


21 


125 


1 , 2 , 9 , 10 , 11 , 12 , 19 , 20 , 21, 22 


128 


1, 2 , 9 , 10 , 11, 12/2 


Pirot To 373 


CT 1.60 55 


आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा । 


(EM )... , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
लोहारू जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी । 


RRIGATION DEPARTMENT 


The 6th September, 2010 


No. 9939 /2L..Whereas , it appears to the Governor of Haryana that it is necessary in the public interest that for 
carrying ofwater from Satali Feeder KM 20.295- R to Balali Minor KM4.214 ( for linking Balali S /Minor direct to Satnali 
Feeder instead of Balali Minor ) an underground pipeline one & a half meter below ground level, from RD 0-6340 is to be 
laid by Irrigation Department Haryana in villages Khudana and Gaddi Tehsil & District Mahendergarh and thus it is 
necessary to acquire the right of user in the land of which description is given as under which the said underground 
pipeline is proposed to be laid . 


Now , therefore , in exercise of powers conferred by Sub -section ( 1) of Section 3 of the Haryana Underground 
Pipelines (Acquisition of Right of user in fand) Act, 2008 (31 of 2008 ), the Governor of Haryana hereby declares its 
intention to acquire the right of user over the said land described below . 


In exercise of powers conferred by aforesaid section the Governor of Haryana hereby authorizes the officers/ 
officials with the servants and workman , for the timebeing engaged in the Department to enter upon and survey the land 
in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 


Any person who has any objection to the acquisition of right of user in the land mentioned below for laying the 
underground pipeline,may within a period of 21 days from the publication of this notification in the OfficialGazette or in 
two daily newspapers shall file objections, if any, in writing before theDistrict Revenue Officer Namnaul, who is authorized 
as the competent authority by the State Government under rule 2 ( 1) (b ) of the Rules framed and notified vide Haryana 
Government Revenue and Disaster Management Department Notification No. S.O 75/H.A.31/2008 /S18 /2009 dated 
22nd August, 2009 . 


The Plans/maps of the land may be inspected in the office of the DistrictRevenue Officer-cum - Land Acquisition 
Collector, Narnaul and Executive Engineer,Loharu Water Services Division , CharkhiDadri. 

Specifications 


District 


Tehsil 


Sr. 
No. 


Village 


Hadbast 
No. 


Area 
(in Acres) 


Rectangle No./Khasra! 
Killa No. 


1 


2 


3 


4 


S 


6 


7 


A strip ofland measuring 6340 feet in length 
and varying in width (as per requirement 
at site ) which generally move in the 
direction from south to north as 


482 


HARYANA GOVT, GAZ ., SEPT . 28 , 2010 (ASVN . 6 , 1932 SAKA ) 


[ PARTI 


demarcated at site and shown in the 
attached sajra plan and passing through 
the following Khasra Numbers/Killa Nos: 


1. 


Mahendergarh M /Garh 


Khudana 


41 


1.22 


3 


11,12/1,19,20,2112,22 


6 


1, 2/1, 10, 11/2 , 12/1 , 12/2 , 1971 , 
1912, 20/1/1, 20 /1/2,21 /3,22 /1 


11 


2/1, 2/2 


14 


11,19,20 /1,2012,2112,22 


35 


1 , 2 , 9, 10 , 11, 12/1, 19, 20/1, 21/2 , 
22 


39 


1/1 , 1/2 , 2/1, 2/2 , 9 , 10 , 1112 , 12/1, 
12/2 , 19, 20 , 21 ,22/ 1,2212 


1,2 , 9 , 10 , 11, 12 , 19 , 20 / 1,22/ 1 


Path No.494,496 , 1063 , 1066 , 1073 


2 . 


Mahendergarh M /Garh 


Gaddi 


42 


0.38 


123 


21 


125 


1,2 , 9 , 10, 11, 12 , 19, 20 , 21, 22 


128 1,2,9 , 10 , 11, 1272 


Path No. 373 


Total = 1.60 Acres 


By Order ofGovernor of Haryana . 


(Sd .) ... , 
Superintending Engineer, 
Loharu Water Services Circle , Bhiwani. 


47567-C.S.-H.GP., Chd . 


